सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 माघ, 19 37 ( श० 
संख्या 95 राँची, सोमवार 

25 जनवरी, 2016 ( ई० 


विधि ( विधान ) विभाग 


अधिसूचना 


22 दिसम्बर , 2 0 15 


संख्या- एल0 जी0 - 41/ 2015 - 09 / लेज0 झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल 
दिनांक 19 जनवरी, 2016 को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता 


झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार ) संशोधन अधिनियम , 2015 

( झारखंड अधिनियम, 04,2016) 


झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम , 2000 में संशोधन हेतु अधिनियम । 

भारत गणतंत्र के 66वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो. 
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ | 

(I) यह अधिनियम झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार ) संशोधन ( अधिनियम, 2015 

कहलाएगा। 
(II) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा । 
(III ) यह तुरंत प्रवृत होगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 25 जनवरी, 2016 
2. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 
90 क की उपधारा (ii) के परन्तुक में संशोधन 

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 क की उपधारा (iii ) 
के परन्तुक को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है. : 
परन्तु अनुज्ञप्ति शुल्क की दर ऐसी रखी जायेगी, जो एक हजार रूपये वार्षिक से अनधिक 

हो । 
3. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम , 2000 की धारा 90 ग का अन्तः स्थापन 

अधिनियम की धारा 90 ख के बाद निन्नलिखित नई धारा 90 ग अन्तः स्थापित की 
जायेगी, जो दिनांक - 16 जनवरी, 2006 के प्रभाव से अन्तःस्थापित मानी जायेगी । 


( ग 


90 ग . बाजार शुल्क एवं अन्य बकाये के भुगतान एवं वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकार 
को यह शक्ति होगी कि 
( क ) मांग पत्र निर्गत करना, सूचना शुल्क लगाना, विलम्ब से भुगतान के लिए यथा विर्निदिष्ट दर 

पर सूद का अधिरोपन , तथा उसके लिए दण्ड की रकम, 
( ख) कुर्की जब्ती के लिए वारंट निर्गत करना, और बाजार शुल्क एवं अन्य बकाये की वसूली के 

लिए चल सम्पति की बिक्री , 
बाजार शुल्क एवं अन्य बकाये की वसूली के लिए अचल सम्पति की जब्ती एवं बिक्री , 
नगरपालिका क्षेत्र छोड़ने वाले व्यक्ति से देयों की वसूली , 
बकायेदार के नाम,बैंक खाता तथा अन्य वित्तीय प्रपत्र ( इन्सट्रूमेन्ट) , चाहे एकल या संयुक्त 

रूप से धारित हो , जब्त करने और वसूल करने हेतु वारंट निर्गत करना , 
___ बाजार शुल्क एवं अन्य बकाये की वसूली के लिए वारंट निर्गत करना, 
( छ) जहाँ निर्धारित विहित समय के भीतर विवरणी दाखिल नहीं करता है, तो भुगतेय बाजार 

मूल्य के 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति उदग्रहण करना । 
झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 128 की उपधारा ( 3 ) का 
अन्तःस्थापन 

उक्त अधिनियम की धारा 128 की उपधारा ( 2 ) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा ( 3 ) 
अन्तःस्थापित की जायेगी, यथा 
( 3 ) नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 2/ न0वि0/ यो0/ विविध | 148 / 2002-1849 दिनांक 
12 मई, 2010 द्वारा अधिसूचित खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार , बाजार फीस नियमावली, 2010 , 
दिनांक- 16 जनवरी, 2006 से प्रभावी होगी । 


4 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 
प्रधान सचिव- सह - विधि परामर्शी 
विधि (विधान ) विभाग, झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 25 जनवरी, 2016 


अधिसूचना 


22 जनवरी 2016 


संख्या- एल0 जी0 - 41 2015 - 10 / लेज0 झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक- 19 
जनवरी, 2016 को झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार ( संशोधन ) अधिनियम, 2015 का निम्नांकित अंग्रेजी 
अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 
3 4 8 के खंड ( 3 ) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा | 


The Jharkhand Mineral Area Development Authority (Amendment) Act 2015 

(Jharkhand Act - 04 , 2016 ) 


An Act to amend the Jharkhand Mineral Area Development Authority Act, 2000 


Be it enacted by the legislature of the state of Jharkhand in the Sixty -six year of the republic of India as follows: 


1. Short title , extent and commencement - 
(I) This Act may be called the Jharkhand Mineral Area Development Authority (Amendment) Act, 

2015 
(II ) It extends to the whole of the State of Jharkhand . 

(III ) It shall comeinto force at once. 
2. Amendment in the Proviso of Sub -Section (iii) of Section 90 A of the Jharkhand Mineral Area Development 
Authority Act , 2000 . 


Proviso of Sub-Section (iii) of Section 90 A of The Jharkhand Mineral Area Development Authority Act , 
2000 is amended as follows : 


Provided that the rate of licence fee so fixed shall notbe more than Rupees 


One thousand annually . 


3. Insertion of Section 90 C. in The Jharkhand Mineral Area Development Authority 


Act , 2000. 


After Section 90 B . of the Act , new Section 90 C, shall be inserted ,which shall be deemed to have been 
inserted with effect from 16. 01 . 2006 . 


Section 90 C.- To ensure payment and recovery ofMarket Fees and other dues payable to it, the Authority 
shall have the power to 
(a) issue of notice of demand , charging of notice fee, levy of interest for delayed payment at rates as may 

be specified and the amount of penalty therefor , 


issue of warrant of attachment, distress and sale ofmovable property for recovery of market fees 
and other dues , 


( c ) 


attachment and sale of immovable property for recovery ofmarket fees and other dues , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 25 जनवरी , 2016 


recovery of dues from a person about to leave the Market area , 


issue of warrant for attachment and realization from the bank accounts and other financial 
institutions held , individually or jointly , in the name of the defaulter, 


issue of warrant for recovery ofmarket fees and other dues and 


( g) 


levy a penalty at the rate of 2 percent per month of the Market Fee payable where the assessee 
fails to file the return within the time prescribed . 


4 . 


Authority 


Act , 


Insertion of Sub -Section (3 ) in Section 128 of The JharkhandMineral Area Development 
2000. 


After Sub -Section (2 ) of the Section 128 of the Act, new Sub Section 3 shall be 


inserted 


as 


follows : 


(3 ) The Mineral Area Development Authority Market Fees Rules, 2010 Notified vide No. 
2 / U . D ./ Yo / Vividh/148/ 2002 - 1849 dated 12. 05 . 2010 shall deemto have effect from 16 .01. 2006 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 
____ बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 

प्रधान सचिव - सह- विधि परामर्शी 
विधि ( विधान ) विभाग , झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 95 – 50 । 


